निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 374 ) 


7 श्रावण 1933 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 29 जुलाई 2011 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 


16 मई 2011 


सं0 7 / स्था - 1 - 5 - 1 / 2011 सा0 - 5494 — महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक 4845, दिनांक 


29 मार्च 2011 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में श्री योगेन्द्रनाथ त्रिपाठी , सब जज सिवान को लोकहित में 


बिहार सेवा संहिता कि नियम -74 ( वीo) (ii ) के तहत् तीन माह की पूर्व सूचना के बदले तीन माह का वेतन एवं 


भत्ता देते हुए अधिसूचना तामिला की तिथि से अनिवार्य सेवानिवृत किया जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


सरयुग प्रसाद , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 29 जुलाई 2011 


श्री योगेन्द्रनाथ त्रिपाठी 


सब जज, सिवान 


पावती 


मैं 


सम्प्रति . 


पद का धारक उपर्युक्त सेवानिवृति आदेश की मूल नोटिस की प्रति स्वीकार करता हूँ । 


हस्ताक्षर - 


पदनाम 


- 


स्थान 


___ 


दिनांक - 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 374 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


